निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 09 


8 फाल्गुन 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

27 फरवरी 2013 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-4 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


5-5 


भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

21 फरवरी 2013 
सं ० 6 / प्रो०-6-002 / 2007–604 — बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
कोटि के पदाधिकारियों को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -7020 वि 0( 2), दिनांक 24.12.05 की 
कंडिका -4( ग ) के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि के अपुनरीक्षित वेतनमान् रु ० 14,300-400-18,300 में आर्थिक लाभ 
सहित नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है 

वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

क्रमांक भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की तिथि 


मूल वरीयता 


1 


2 


3 


4 


1 


9 


01.04.2004 


2 


8 


24.10.2003 


श्री मोहन लाल जैन ( सेवानिवृत्त) 
श्री अंजनी कुमार ( सेवानिवृत्त ) 
श्री चन्द्रदेव शर्मा ( सेवानिवृत्त ) 
श्री रामस्वरूप राम ( सेवानिवृत्त ) 


3 


13 


01.04.2004 


4 


17 


08.08.2003 


2. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगत नारायण प्रसाद , अवर सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 जनवरी 2013 
सं ० 14 / निजी -562 / 2009 सा .- 257— श्री अतुल कुमार सिन्हा, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक -55 / 2011 को बिहार सेवा 
संहिता के नियम -227, 230 एवं 248 के अधीन दिनांक 14.01.2013 से 27.01.2013 तक 14 ( चौदह ) दिनों की उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , उप - सचिव । 


10 जनवरी 2013 
सं ० 14 / निजी – अ.स. - 1029 / 2006 सा .- 413 — श्री मुश्ताक अहमद खाँ , बि.प्र.से. , कोटि क्रमांक -260 / 08 को बिहार 
सेवा संहिता के नियम -232 के अन्तर्गत दिनांक 06.09.10 से 24.11.10 तक 160 ( एक सौ साठ) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश 
के बदले बिहार सेवा संहिता के नियम -234 के तहत 80 ( अस्सी) दिनों की पूर्ण वेतन पर रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , उप - सचिव । 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2013 


3 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 फरवरी 2013 
सं ० भा ० व0 से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-726 / प0 व0 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, भा ० व 0 से0 ( 1984) क्षेत्रीय मुख्य वन 
संरक्षक, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक - सह -निदेशक , हरियाली मिशन के नवसृजित गैर संवर्गीय पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17 / 2011-727 / प0 व0 -श्री बी 0 सी 0 नायक , भा ० व० से0 (1984) निदेशक , पारिस्थितिकी 
एवं पर्यावरण, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक ( संयुक्त वन प्रबंधन) के नवसृजित गैर संवर्गीय पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था o ) 17 / 2011-728 / प 0 व 0 - श्री बी 0 एल 0 चौधरी, भा ० व0 से 0 (1985), लीव रिजर्व, प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में संलग्न को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य 
औषधीय पादप बोर्ड के नवसृजित गैर संवर्गीय पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17 / 2011-729 / प 0 व0 श्री ए 0 एन 0 शरण , भा ० व 0 से 0 (1985 ), जो सम्प्रति पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में हैं को मुख्य वन संरक्षक ( आई0 टी 0) के नवसृजित गैर - संवर्गीय पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 


इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-730 / प ० व० — श्री ए0 के 0 पाण्डेय, भा ० व0 से 0 (1986), मुख्य वन संरक्षक, 
मानव संसाधन विकास , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , भागलपुर के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय भागलपुर रहेगा । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-731 / प0 व 0 श्री आशुतोष, भा ० व0 से 0 (1988), जो सम्प्रति पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में हैं को मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास , बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 


है । 


इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-732 / प 0 व 0 श्री यू0 एस0 झा , भा ० व 0 से0 (1985 ), वन संरक्षक , पूर्णिया 
अंचल, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक - सह - अपर सचिव (पर्यावरण) पर्यावरण एवं वन विभाग सचिवालय के 
नवसृजित गैर - संवर्गीय पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । श्री झा निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, 
बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-733 / प0 व0 श्री एन 0 जवाहर बाबू, भा 0 व0 से0 (1991 ), वन संरक्षक, पटना 
अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , वन कार्य नियोजना अंचल , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व० से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-734 / प 0 व 0 - श्री अरविन्दर सिंह, भा ० व 0 से0 (1995 ), जो सम्प्रति पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में हैं को वन संरक्षक , पटना अंचल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । श्री सिंह वन 
संरक्षक - सह - अपर निदेशक , हरियाली मिशन , उत्तर बिहार के गैर - संवर्गीय पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) 17 / 2011-735 / प0 व0 श्री सुधीर कुमार ठाकुर, भा ० व0 से0 (1995), वन संरक्षक , वन 
कार्य नियोजना अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पूर्णिया रहेगा । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17 / 2011-736 / प 0 व 0 श्री एस0 एन 0 पाण्डेय , भा ० व0 से 0 (1995), लीव रिजर्व अपर 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय में संलग्न को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक - सह - अपर 
निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार के नवसृजित गैर संवर्गीय पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 


4 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2013 


सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था 0 ) 17 / 2011-737 / प 0 व0 -श्री संजय कुमार सिन्हा, भा 0 व0 से 0 (1996), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में प्रभारी वन संरक्षक (मुख्यालय), प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय के नवसृजित गैर - संवर्गीय पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व० से 0 ( स्था 0 ) 17 / 2011-738 / प ० व० — श्री सुरेन्द्र सिंह, भा ० व० से 0 (2001), जो सम्प्रति पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में हैं को वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल , नवादा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
इनका मुख्यालय नवादा रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 50-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2013 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


2 . 


अधिसूचना 

21 फरवरी 2013 
सं ० 6 / प ० प०-30-02 / 23012-605 — वाणिज्य कर विभाग बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार वित्त सेवा के 
पदाधिकारियों को चेक पोस्टों एवं मुख्यालय के कार्य प्रकृति ( दुरूह एवं श्रमसाध्य) को देखते हुए मुख्यालय, पटना में पदस्थापन 
अवधि 2( दो ) वर्ष एवं विभिन्न चेक पोस्टों पर पदस्थापन अवधि 01(एक ) वर्ष रखा जाता है । 

मुख्यालय एवं चेक पोस्टों में पदस्थापन के पश्चात् उत्कृष्ट सराहनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों से 
पदस्थापन हेतु प्राप्त तीन विकल्पों में से एक स्थान पर यथासम्भव पदस्थापन पर विचार किया जायेगा एवं कार्य शिथिलता 
वरतने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी । 
प्रस्ताव में मुख्यमंत्री, बिहार सरकार / उप -मुख्यमंत्री - सह -विभागीय मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव, । 


3 . 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

20 फरवरी 2013 
सं ० भा ० स्था ० (02) -16 / 06-684 / प ० व ० — भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक -20019 / 01 / 2000 
आई०एफ ०एस ०(II), दिनांक 18.11.2002 के द्वारा भा ०व ० से० के पदाधिकारियों के विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु निर्गत् 
दिशा -निर्देश में उपबंधित प्रावधानों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का 
पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है 

मुख्य सचिव, बिहार 
2 विकास 

आयुक्त, 

बिहार 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार ( एपेक्स स्केल) 

सदस्य 
भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी अथवा अतिरिक्त 
महानिदेशक (वन ) के स्तर से अन्यून पदाधिकारी 


: 


1 


अध्यक्ष 
सदस्य 


3 


4 


सदस्य 


2 . 


इस संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 1486, दिनांक 29.05.2001 द्वारा गठित समिति को अवक्रमित किया जाता 


है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 50-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


